इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


मध्यम 


शासन 


सत्यमेव 


जयते 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 23 ] 


भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 8 जून 2012 - ज्येष्ठ 18, शक 1934 


भाग २ 


स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं 


कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी 

( स्थानीय निर्वाचन ) , भोपाल 


प्रपत्र -1 
वार्ड क्रमांक -01 ( शहीद भगत सिंह वार्ड ) 


भोपाल , दिनांक 5 जून 2012 


उत्तर दिशा - कलियासोत नदी पुल के मध्य से पूर्व की ओर 

कलियासोत नदी होकर दामखेड़ा बी - सेक्टर झुग्गी बस्ती के 
पीछे उत्तर पूर्व कलियासोत नदी की सीमा स्थित काले खाँ की 


डेयरी तक . 


क्र . 723 -निर्वा- न.पा. - कोलार - 12. - मध्यप्रदेश नगरपालिका 
अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 29 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं , निकुंज कुमार 
श्रीवास्तव , कलेक्टर, भोपाल नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में 
विनिर्दिष्ट नगरपालिका कोलार के संबंध में उक्त सारणी के तत्स्थानी 
कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट वार्ड की संख्या अवधारित करता हूं. 


पूर्व दिशा - दामखेड़ा बी - सेक्टर झुग्गी बस्ती के पीछे उत्तर पूर्व कोने 

पर कलियासोत नदी की सीमा पर खाले खाँ की डेयरी से दक्षिण 
की ओर कलियासोत नदी होकर दामखेड़ा बी - सेक्टर झुग्गी 
स्थित मनोज भैरूआ के मकान तक नदी की उत्तरी भाग तक . 


वार्डों की संख्या 


अनुक्रमांक 

( 1 ) 


नगरपालिका का नाम 

( 2 ) 


( 3 ) 


दक्षिण दिशा -- कलियासोत नदी स्थित दामखेड़ा बी - सेक्टर झुग्गी 

बस्ती में मनोज भैरूआ के मकान से पश्चिम की ओर नाला पार 
कमल सिंह की झुग्गी से होकर नाले की उत्तरी सीमा से होते हुए 
पश्चिम की ओर सांची पार्लर के समीप झुग्गी बस्ती एवं सर्वधर्म 
बी - सेक्टर कालोनी के मार्ग का मध्य बिन्दु दक्षिण की ओर 
सड़क के पश्चिमी भाग में सौरभ सिंह के मकान से पश्चिम की 
ओर भवन क्र . 78 वीं के आगे कोलार मुख्य मार्ग के 
मध्य बिन्दु तक . 


1 


कोलार, जिला - भोपाल 


25 


निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर . 


65 


66 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जून 2012 


। भाग 2 


पश्चिम दिशा - कोलार मुख्य मार्ग पर सर्वधर्म बी - सेक्टर के भवन 

क्रमांक 78 बी के पास कोलार मध्य मार्ग से उत्तर में 
कलियासोत नदी पुल तक . 


पूर्व दिशा - मंदाकिनी कालोनी स्थित विद्युत् सब - स्टेशन के पीछे 

कलियासोत नदी होकर ग्राम बावडियाकला एवं बंजारी एवं 
दामखेड़ा ग्राम के संगम स्थल नाले तक . 


सम्मिलित क्षेत्र - सर्वधर्म बी - सेक्टर कालोनी क्षेत्र एवं झुग्गी स्थित 

नाले का उत्तरी हिस्सा पूर्व में नदी की सीमा तक . 


जी . पी . माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी . 


दक्षिण दिशा - कलियासोत नदी पर ग्राम बावडियाकला, बंजारी एवं 

दामखेड़ा के संगम स्थल से पश्चिम की ओर दामखेड़ा बंजारी 
के संगम स्थल नाले से दक्षिण की ओर मानसरोवर केम्पस से 
होते हुए 

मानसरोवर फाइन इन्क्लेव एवं यशोदा परिसर की 
बाउण्ड्री तक . यशोदा परिसर की बाउण्ड्री से पश्चिम की ओर 
परफेक्ट प्लाजा के पास कोलार मुख्य मार्ग के मध्य तक. 


प्रपत्र -1 


वार्ड क्रमांक -02 ( महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड ) 


उत्तर दिशा - कोलार 

मुख्य 

मार्ग स्थित सर्वधर्म बी - सेक्टर के भवन 
क्र . 78 बी के पास कोलार मार्ग के मध्य से पूर्व में सर्वधर्म 
बी - सेक्टर झुग्गी बस्ती के समीप स्थित पोल क्र . 123/01 से 
उत्तर की ओर नाले की दक्षिणी सीमा से पूर्व की ओर बलवी 
फुल्की वाले में मकान तक . 


पश्चिम दिशा - परफेक्ट प्लाजा के दक्षिणी हिस्से से कोलार मुख्य 

मार्ग के मध्य से होकर उत्तर की ओर 80 फीट मार्ग पर स्थित 
अल्टीमेट प्लाजा -1 तक कोलार मुख्य मार्ग के मध्य 
बिन्दु तक . 


सम्मिलित क्षेत्र -80 फीट मार्ग स्थित मंदाकिनी कालोनी का दक्षिणी 

भाग शिर्डीपुरम , फाईन इन्क्लेव , यशोदा परिसर, परफेक्ट 
प्लाजा, मानसरोवर केम्पस , सागर प्रीमियम टॉवर एवं सी.एन.पी. 


पूर्व दिशा - बलवीर फुल्की वाले के मकान से दक्षिण की ओर अचल 

सिंह के घर से सर्वधर्म बी - सेक्टर स्थित झुग्गी बस्ती में 
कलियासोत नदी से होकर दक्षिण की ओर मंदाकिनी कालोनी 
के पूर्वी भाग में नदी की सीमा से होकर 80 फीट मार्ग पर विद्युत 
सब -स्टेशन के पीछे कलियासोत नदी तक . 


जी . पी . माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी . 


प्रपत्र-1 


वार्ड क्रमांक -04 ( राजाभोज वार्ड ) 


दक्षिण दिशा - कलियासोत नदी से मंदाकिनी कालोनी स्थित 80 

फीट मार्ग के मध्य से होकर पश्चिम की कोलार मुख्य मार्ग के 
मध्य बिन्दु अल्टीमेंट प्लाजा-II तक . 


पश्चिम दिशा - मंदाकिनी चौराहा स्थित अल्टीमेंट प्लाजा II के पास 

कोलार मुख्य मार्ग के मध्य से होते हुए सर्वधर्म बी - सेक्टर भवन 
क्र . 78 बी के दक्षिण में स्थित आई.आई.पी.एम. बिल्डिंग तक . 


सम्मिलित क्षेत्र - सर्वधर्म बी - सेक्टर मुख्य मार्ग स्थित आई.आई.पी.एम. 

बिल्डिंग एवं बी -78 के मध्य सड़क का सम्पूर्ण दक्षिणी भाग 
एवं दामखेड़ा झुग्गी स्थित नाले का दक्षिणी भाग एवं दामखेड़ा 
झुग्गी स्थित नाले का दक्षिणी भाग पूर्व में कलियासोत नदी तक 
एवं साक्षी रिसार्ट तथा 80 फीट मुख्य मार्ग स्थित मंदाकिनी 
कालोनी का उत्तरी भाग शालीमार पार्क तक . 


उत्तर दिशा - दामखेड़ा ए - सेक्टर स्थित कलियासोत नदी पर स्थित 

ग्राम सिंहपुर, चन्दनपुर एवं दामखेड़ा के सीमा संगम से उत्तर 
पूर्व की ओर कलियासोत नदी होकर दामखेड़ा ए - सेक्टर स्थित 
झुग्गी बस्ती से दामखेड़ा ए- सेक्टर के कलियासोत नदी संगम 
तक तथा कलियासोत नदी के दक्षिणी भाग में नदी एवं सी.सी. 
रोड के मध्य झुग्गी बस्ती स्थित पोल क्र . 6/5 से पूर्व की ओर 
अशोक घेघट के आगे पोल क्र . 21/5 एवं डी.पी. नं . 02 के 
आगे पोल 22/05 से आगे पूर्व की ओर मंदिर के उत्तरी भाग में 
पूरनलाल विश्वकर्मा के घर से होकर पूर्व की ओर पोल 
क्र . 28/5 के आगे श्री मुकेश यादव के भैंस तबेले के दक्षिणी 
दिशा में लगे ट्रांसफार्मर से होकर श्री आर. सी. शर्मा के मकान 
नं . ए-99 से पूर्व की ओर महलवा स्वीट के कोलार मुख्य मार्ग 
के मध्य बिन्दु तक . 


जी . पी. माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी. 


प्रपत्र-1 


पूर्वदिशा - कलियासोत नदी पुल के मध्य से दक्षिण की ओर कोलार 

मुख्य मार्ग मध्य से होकर सर्वधर्म ए - सेक्टर एवं शालीमार 
गार्डन के मध्य मार्ग पर शालीमार बाउण्ड्रीवाल के उत्तरी 
भाग तक . 


वार्ड क्रमांक -03 ( खुदीराम बोस वार्ड ) 


उत्तर दिशा -मंदाकिनी चौराहा स्थित कोलार 

मुख्य 

मार्ग के मध्य 
बिन्दु अल्टीमेंट प्लाजा 80 फीट मार्ग के दक्षिण से मंदाकिनी 
कालोनी मुख्य मार्ग के मध्य से पूर्व दिशा की ओर स्थित विद्युत् 
सब - स्टेशन के पीछे कलियासोत नदी तक . 


दक्षिण दिशा -- कोलार मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु के समीप स्थित 

गुरूकृपा टॉवर के उत्तरी भाग से होकर शालीमार गार्डन परिसर 
की बाउण्ड्रीवाल से होते हुए पैलेस आर्चेड परिसर मुख्य 


मार्ग तक . 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जून 2012 


67 


प्रपत्र -1 
वार्ड क्रमांक -06 ( स्वामी विवेकानंद वार्ड ) 


पश्चिम दिशा -- शालीमार गार्डन बाउण्ड्रीवाल के उत्तरी भाग से होते 

पैलेस आर्चेड के पूर्वी भाग में स्थित मुख्य द्वार से लगी 
बाउण्ड्रीवाल से होकर सर्वधर्म कालोनी ए - सेक्टर की सीमा 
संगम से होते हुए कोलार आटा चक्की के आगे गोयल जी के 
मकान की बाउण्ड्रीवाल एवं श्री मुकेश यादव के भैंस 


तबेले तक. 


उत्तर दिशा - दामखेड़ा झुग्गी बस्ती एवं अमरनाथ कालोनी की सीमा 

संगम से पूर्व की ओर दामखेडा ए - सेक्टर झुग्गी बस्ती से लगी 
पैलेस आर्चेड परिसर की बाउण्ड्री के उत्तरी भाग से होते 
शालीमार गार्डन परिसर बाउण्ड्रीवाल का उत्तरी भाग से होकर 
गुरूकृपा काम्पलेक्स के समीप कोलार मुख्य मार्ग तक . 


सम्मिलित क्षेत्र - सर्वधर्म ए - सेक्टर कालोनी क्षेत्र एवं दामखेड़ा 

ए - सेक्टर झुग्गी क्षेत्र स्थित दुर्गा मंदिर सड़क का उत्तरी भाग पूर्व 
में गोयल जी के घर से पश्चिम में अमरनाथ कालोनी के सेप्टिक 
टैंक तक का संपूर्ण झुग्गी बस्ती तथा भोज यूनिवर्सिटी एवं 
एक्सीलेंस कॉलेज. 


पूर्व दिशा - सर्वधर्म ए- सेक्टर मेन रोड स्थित के गुरूकृपा काम्पलेक्स 

के पास कोलार मुख्य मार्ग के मध्य से होते हुए अर्निंग प्वाइंट 
( मंदाकिनी चौराहा) के दक्षिण में 80 फीट मार्ग के मध्य बिन्दु 
कोलार मुख्य मार्ग के मध्य तक. 


जी . पी. माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी. 


दक्षिण दिशा -मंदाकिनी चौराहा स्थित कोलार 

मुख्य 

मार्ग के मध्य 
बिन्दु से पश्चिम की ओर 80 फीट मार्ग के मध्य से होते हुए 
पैलेस आर्चेड अमरनाथ कालोनी के उत्तरी भाग एवं राजहर्ष 
सी - सेक्टर के सीमा संगम तक . 


प्रपत्र -1 


वार्ड क्रमांक -05 ( महात्मा गांधी वार्ड ) 


उत्तरदिशा - अमरनाथ कालोनी उत्तरी भाग के उत्तरी सीमा पर स्थित 

मकान एवं कालोनी सेप्टिक टैंक तथा झुग्गी बस्ती के पोल 
क्र . 2/05 के मध्य सी.सी. रोड के दक्षिणी सिरे से पूर्व की पोल 
क्र . 6/5 से आगे पूर्व की अशोक घेघट के मकान के आगे पोल 
क्र . 21/5 एवं डी.पी. क्र . 02 से होते हुए पोल क्र . 22/5 के 
आगे पूर्व की ओर दुर्गा मंदिर से पूर्व की ढाल के नीचे सोहेब 
अली कबाड़ी के मकान तक . 


पश्चिम दिशा - पैलेस आर्चेड अमरनाथ कालोनी ( उत्तरी भाग ) 

राजहर्ष सी - सेक्टर ( दामखेडा) मार्ग संगम से उत्तरी भाग की 
ओर दामखेडा झुग्गी बस्ती एवं अमरनाथ कालोनी के उत्तरी भाग 
सीमा संगम तक . 


सम्मिलित क्षेत्र- अमरनाथ कालोनी का उत्तरी भाग, जानकी परिसर, 

पैलेस आर्चेड , फेस -3, फेस-4, फेस -5, फॉरच्यून स्टेट 
फेस-1, फेस-2 शालीमार गार्डन, गुरूकृपा कॉम्पलेक्स. 


जी . पी. माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी. 


पूर्वदिशा - पूर्व में दामखेड़ा ए - सेक्टर स्थित सोहेब अली कबाडी के 

घर से दक्षिण की ओर सर्वधर्म ए - सेक्टर कालोनी एवं पैलेस 
आर्चेड परिसर की बाउण्ड्रीवाल एवं दामखेड़ा झुग्गी बस्ती 
सीमा संगम तक . 


प्रपत्र -1 


वार्ड क्रमांक -07 ( शिवाजी वार्ड ) 


दक्षिण दिशा - सर्वधर्म ए - सेक्टर, पैलेस आर्चेड बाउण्ड्री का उत्तरी 

भाग एवं दामखेड़ा झुग्गी बस्ती के सीमा संगम से पश्चिम की 

ओर पैलेस आर्चेड परिसर की बाउण्ड्रीवाल का उत्तरी भाग एवं 
दामखेड़ा ए - सेक्टर झुग्गी बस्ती से होकर सीधे अमरनाथ 
कालोनी के उत्तर पूर्व कोने पर स्थित. 


उत्तर दिशा - राजहर्ष कालोनी सी - सेक्टर के उत्तर पश्चिम कोने पर 

स्थित ग्राम चंदनपुर की सीमा से पूर्व की ओर सर्वधर्म ए - सेक्टर 
झुग्गी बस्ती तथा अमरनाथ कालोनी की सीमा संगम तक तथा 
आगे दक्षिण की ओर राजहर्ष कालोनी अमरनाथ कालोनी, 
सांईहिल्स एवं पैलेस आर्चेड मार्गतिराहा तक आगे पूर्व की ओर 
पैलेस आर्चेड 80 फीट मुख्य मार्ग के मध्य से मार्ग से होकर 
मंदाकिनी चौराहा कोलार मुख्य मार्ग के मध्य तक . 


पश्चिम दिशा -- राजहर्ष कालोनी ( दामखेड़ा ) के उत्तरी पूर्वी सीमा 

पर स्थित नदी के कोने से होते हुए राजू मेना के मकान तक 
कलियासोत नदी की सीमा तक . 


पूर्व दिशा - मंदाकिनी चौराहा कोलार मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से 

दक्षिण की ओर कोलार मार्ग के मध्य से महाबली नगर के मध्य 
मार्ग एवं कोलार मुख्य मार्ग के मध्य तक . 


सम्मिलित क्षेत्र - दामखेड़ा ए - सेक्टर क्षेत्र स्थित दुर्गा मंदिर एवं 

पूरनलाल विश्वकर्मा के घर के मध्य सड़क का संपूर्ण दक्षिणी 
भाग पैलेस आर्चेड की बाउण्ड्रीवाल तक . 


दक्षिण दिशा - कोलार मुख्य मार्ग एवं महाबली नगर मुख्य मार्ग के 

मध्य बिन्दु सीमा संगम से महाबली नगर होकर सांईनाथ नगर 
स्थित मुख्य मार्ग दक्षिण भाग पर स्थित लगे हैण्डपम्प तक आगे 


जी . पी . माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी . 


68 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जून 2012 


[ भाग 2 


से ग्राम अकबरपुर एवं दामखेड़ा सीमा संगम से होते हुए ग्राम 
अकबरपुर , बंजारी एवं दामखेड़ा की सीमा संगम तक . 


दक्षिण की ओर अम्बेडकर नगर झुग्गी बस्ती के उत्तरी भाग 
नेताजी हिल्स की सीमा संगम तक भाग. आगे पश्चिम की ओर 
दामखेड़ा अकबरपुर की ग्राम सीमा से होते हुए अकबरपुर 
चंदनपुर दामखेड़ा की सीमा संगम तक ( दानिश हिल्स, ए.जी. 
होम्स, सी.आई. पार्क , सर्वधर्म डी - सेक्टर में सम्मिलित रहेंगे ). 


पूर्व दिशा - कोलार मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु के समीप पुलिया से 

होते हुए दक्षिण की ओर कोलार मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु स्थित 
ग्राम बंजारी एवं अकबरपुर के सीमा संगम तक सागर इन्क्लेव 
बहुमंजिला भवन के दक्षिणी सीमा तक . 


पश्चिम दिशा - ग्राम अकबरपुर चंदनपुर दामखेड़ा की सीमा संगम से 

उत्तर की ओर दामखेड़ा चंदनपुर की सीमा संगम होते हुए 
राजहर्ष सी - सेक्टर ( दामखेड़ा ) एवं अल्पाईन ज्वैल के आगे 
कलियासोत नदी तक . 


सम्मिलित क्षेत्र - सांईनाथ ए, बी, सी , सेक्टर, सर्वधर्म डी - सेक्टर, 

सी.आई. पार्क , ए.जी. होम्स, महाबली नगर, पश्चिमी भाग का 
उत्तरी द्वारा , नेताजी हिल्स, दानिश हिल्स , सांईहिल्स, राजहर्ष 
सी - सेक्टर , एल्पाईन ज्वेल , पैलेस आर्चेड -1, 2 एवं अमरनाथ 
कालोनी का दक्षिणी भाग. 


दक्षिण दिशा - कोलार मुख्य मार्ग मध्य बिन्दु के पश्चिमी भाग स्थित 

शासकीय नाले ( वीजासेन मंदिर) के दक्षिणी कोने से होते हुए 
संजय नगर फेस -1 नाले का उत्तरी हिस्से के आगे कान्हाकुंज 
कालोनी परिसर के बाहर स्थित शासकीय नाले की पुलिया तक . 
( सम्मिलित क्षेत्र हरिचरण पटेल की निजी जमीन जमनाप्रसाद 
यादव की मकान एवं कैपिटल मार्केट , सक्सेना की जमीन एवं 
संजय नगर फेस -1 रितु मैमोरियल हास्पिटल तक ). 


जी . पी . माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी . 


प्रपत्र -1 
वार्ड क्रमांक -08 ( डॉ . भीमराव अम्बेडकर वार्ड ) 


पश्चिम दिशा - कान्हाकुंज शासकीय नाले पर स्थित पुलिया से उत्तर 

की ओर दानिश हिल्स जाने वाले मार्ग दानिश हिल्स के पूर्वी 
भाग पर स्थापित गेट एवं सड़क के उत्तरी भाग पर नेताजी हिल्स 
द्वारा स्थापित पानी की टंकी. 


उत्तर दिशा - महबली नगर से सांईनाथ की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग 

के मध्य बिन्दु स्थित हैण्डपम्प के कोने से पूर्व की ओर महाबली 
नगर पश्चिमी क्षेत्र का दक्षिणी भाग तक . 


सम्मिलित क्षेत्र - सागर कुंज, बीमाकुंज, क्वालिटी होम्स, बंजारी 

ए - सेक्टर, बंजारी झुग्गी बस्ती, आशीर्वाद कालोनी, बंजारी 
बी - सेक्टर ( सागर कॉम्प्लेक्स , सागर इन्क्लेव , गोल्डन वैली , 
परिसर ) गोल्डन वैली हाईट्स , कान्हाकुंज फेस-1 झुग्गी, ऋतु 
मेमोरियल हॉस्पिटल . 


पूर्व दिशा - कोलार मुख्य मार्ग एवं महाबली नगर मुख्य मार्ग तक 

मध्य बिन्दु सीमा संगम से परख नमकीन ( जे.एस.एम. टावर ) 
के उत्तरी भाग स्थित शासकीय नाले तक. 


जी . पी . माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी. 


प्रपत्र -1 


दक्षिण दिशा -- परख नमकीन के सामने कोलार मुख्य मार्ग बिन्दु से 

होकर शासकीय नाले की दक्षिणी सीमा से होते हुए महाबली 
नगर पश्चिम क्षेत्र के दक्षिणी सीमा होते हुए ग्राम दामखेड़ा 
बंजारी एवं अकबरपुर के सीमा संगम तक ( अम्बेडकर नगर 
पार्वती नगर ) . 


वार्ड क्रमांक -10 ( रवीन्द्र नाथ टेगौर वार्ड ) 


पश्चिम दिशा -- अम्बेडकर नगर झुग्गी बस्ती एवं नेताजी हिल्स तथा 

दशहरा मैदान की सीमा संगम से उत्तरी की ओर सांईनाथ नगर 
मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से दक्षिण की ओर लगे हैण्डपम्प तक . 


उत्तर दिशा - कोलार मुख्य मार्ग स्थित मध्य बिन्दु के दक्षिण भाग में 

परफेक्ट प्लाजा से लगी रोड के उत्तरी भाग से लेकर गणपति 
काम्पलेक्स , गणपति अपार्टमेंट, कृष्णा काम्पलेक्स एवं गणपति 
इन्क्लेव तक तथा वार्ड क्र . 3 की दक्षिणी सीमा से लगे शासकीय 
नाले से लगा हुआ शिवा स्टेट, सूर्या कालोनी, सर्वधर्म 
सी - सेक्टर का उत्तरी भाग से होकर ग्रीन वैली स्कूल के आगे न्यू 
वल्लभ गृह निर्माण समिति के मुख्य सड़क का उत्तरी भाग से 
होकर जे.के. मेडीकल कालेज परिसर तक. 


सम्मिलित क्षेत्र- महाबली नगर पश्चिमी द्वारा का दक्षिणी भाग, 

पार्वती नगर अम्बेडकर झुग्गी , सांईनाथ सी - सेक्टर . 


जी . पी . माली , अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी . 


प्रपत्र-1 


पूर्व दिशा - जे.के . मेडिकल कालेज की नर्सिंग बिल्डिंग के उत्तरी 

भाग पर कलियासोत नदी की सीमा से लेकर जे.के. मेडीकल 
कालेज बिल्डिंग तक . 


वार्ड क्रमांक -09 ( पंडित मदनमोहन मालवीय वार्ड ) 


उत्तर दिशा - दानिश हिल्स के पूर्वी गेट एवं नेताजी हिल्स द्वारा 

स्थापित टंकी के दक्षिणी भाग में दानिश हिल्स द्वारा निर्मित रोड 


दक्षिण दिशा - जे.के. मेडीकल कालेज बिल्डिंग से हास्पिटल मुख्य 

द्वार तक इसके आगे न्यू वल्लभ गृह निर्माण समिति के मुख्य 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जून 2012 


69 


मार्ग दक्षिण सिरे से होते हुए 60 फीट को - आडिनेशन रोड के 
आगे न्यू वल्लभ गृह निर्माण के कार्यालय तक तथा उससे आगे 
दिवाकर किराना स्टोर तक तथा उससे आगे भरत आर्केड 
बिल्डिंग का उत्तरी भाग स्थित कोलार मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु 


सम्मिलित क्षेत्र -- सर्वधर्म सी - सेक्टर दक्षिणी भाग, बंजारी ए - सेक्टर 

पूर्वी भाग दशमेश भवन , बंजारी ग्राम आबादी क्षेत्र, कावेरी 
कालोनी , गुड शेफर्ड का उत्तरी भाग , न्यू वल्लभ जे.के. टाउन 
का दक्षिणी भाग . 


तक . 


जी . पी . माली , अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी. 


पश्चिम दिशा - भरत आर्केड बिल्डिंग का उत्तरी भाग स्थित कोलार 

मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से परफेक्ट प्लाजा व्यावसायिक 
परिसर के दक्षिणी भाग के समीप कोलार मुख्य मार्ग के मध्य 
बिन्दु तक. 


प्रपत्र -1 
वार्ड क्रमांक -12 ( गोपाल कृष्ण गोखले वार्ड ) 


सम्मिलित क्षेत्र - गणपति कॉम्प्लेक्स , कृष्णा कॉम्प्लेक्स, गणपति 

इन्क्लेव, शिवा स्टेट, सूर्या कालोनी, मुख्य मार्ग से सी - सेक्टर 
जाने वाले मार्ग का उत्तरी भाग एवं न्यू वल्लभ जे.के. टाउन का 
उत्तरी भाग तथा जे.के. मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल परिसर. 


उत्तर दिशा -- कोलार मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु स्थित गुड शेफर्ड 

शॉपिंग काम्पलेक्स स्थित डायमण्ड किराना स्टोर से होकर गीत 
भवन तक तथा गीत भवन से होते हुए ओगरे जी के घर के 
समीप स्थित सोसायटी की बाउण्ड्रीवाल होकर दानिश गृह 
निर्माण समिति एवं बावडियाकला के मध्य स्थित कलियासोत 
नदी की मध्य बिन्दु तक . 


जी . पी . माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी. 


पूर्वदिशा - कलियासोत नदी की सीमा पर स्थित मंदिर से दक्षिण की 

ओर पुल होते हुए विराशा हाईट्स बहुमंजिला परिसर के पीछे 
कलियासोत नदी की सीमा से होते हुए दानिश गृह निर्माण 
समिति के दक्षिणी बाउण्ड्रीवाल स्थित ग्राम बंजारी एवं सनखेड़ी 
की सीमा संगम पर स्थित नाले तक . 


प्रपत्र -1 


वार्ड क्रमांक -11 ( बाल गंगाधर तिलक वार्ड ) 


-3 


के 


उत्तर दिशा - कोलार मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु के समीप स्थित भरत 

आर्केड के उत्तरी भाग से होकर सर्वधर्म सी - सेक्टर के दक्षिणी 
भाग स्थित दिवाकर किराना स्टोर तक तथा उसके आगे कावेरी 
कालोनी से होते हुए न्यू वल्लभ नगर गृह निर्माण सहकारी 
समिति का दक्षिणी भाग स्थित जे.के. मेडिकल हॉस्पिटल के 
मुख्य द्वार स्थित 80 फीट रोड के मध्य बिन्दु तक . 


दक्षिण दिशा - कलियासोत नदी पर स्थित ग्राम सनखेड़ी एवं बंजारी 

की सीमा संगम से होते हुए ग्राम बंजारी अकबरपुर, सनखेड़ी 
की सीमा संगम के उत्तरी भाग स्थित शिल्पी गृह निर्माण समिति 
के क्षेत्र से होते हुए दानिश गृह निर्माण समिति डी.के. 
दक्षिणी भाग की 80 फीट मुख्य मार्ग स्थित के दक्षिणी स्थित 
कैथवास जी के घर के पश्चिमी भाग तक . इसके बाद 80 फीट 
मुख्य मार्ग मध्य बिन्दु से होकर सी.आई. हाईट्स के आगे 
कोलार मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु तक . 


पूर्व दिशा -- जे.के. मेडिकल हॉस्पिटल के मुख्य द्वार स्थित 80 फीट 

रोड के मध्य बिन्दु से दानिश गृह निर्माण समिति की बाउण्ड्रीवाल 
के उत्तरी भाग स्थित 80 फीट रोड के मध्य बिन्दु तक . 


पश्चिम दिशा - सी.आई. हाईट्स के आगे कोलार मुख्य मार्ग के मध्य 

बिन्दु से उत्तर की ओर गुड शेफर्ड स्थित डायमण्ड किराना स्टोर 


तक . 


. 


दक्षिण दिशा - दानिश गृह निर्माण समिति की बाउण्ड्रीवाल के उत्तरी 

भाग स्थित 80 फीट रोड के मध्य बिन्दु से दानिश गृह निर्माण 
की बाउण्ड्रीवाल से लगकर ओगरे जी के घर के उत्तरी भाग 
स्थित बाउण्ड्रीवाल से गीत भवन के समीप मुख्य मार्ग के मध्य 
बिन्दु से होकर दानिश गृह निर्माण एवं गुड शेफर्ड कालोनी को 
जोड़ने वाले मुख्य मार्ग मध्य बिन्दु से होकर गुड शेफर्ड शॉपिंग 
काम्प्लेक्स के उत्तरी भाग स्थित कोलार 

मुख्य 

मार्ग के मध्य 
बिन्दु तक . 


सम्मिलित क्षेत्र - दानिशकुंज कालोनी, डी.के. डायमण्ड, 80 फीट 

मार्ग स्थित विनीत कुंज का उत्तरी भाग, बंजारी सी - सेक्टर, 
सी.आई. हाईटस , आयना बंगले, फाईन केम्पस , हरेकृष्णा 
होम्स, गुड शेफर्ड कालोनी का दक्षिणी भाग डी.के. सिल्वर , 
राजहर्ष- एस - सेक्टर. 


जी . पी . माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी. 


प्रपत्र -1 


वार्ड क्रमांक -13 ( डॉ . राजेन्द्र प्रसाद वार्ड ) 


पश्चिम दिशा - गुड शेफर्ड शॉपिंग काम्पलेक्स के उत्तरी भाग स्थित 

कोलार मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से भरत आर्केड व्यावसायिक 
परिसर के उत्तरी भाग तक कोलार मार्ग स्थित मध्य बिन्दु तक . 


उत्तर दिशा -- कोलार मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से पूर्व की ओर 

विनीतकंज जाने वाले 80 फीट मार्ग पर मदर प्रोटिंस से 


70 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जून 2012 


[ भाग 2 


मकान नं . 40 बी प्रकाश सोनी से होते हुए जैन मंदिर के आगे 
कैथवास जी के घर के पश्चिमी कोने तक . कैथवास जी के घर 
डी.के. - 3 की बाउण्ड्रीवाल स्थित बंजारी एवं अकबरपुर की 
सीमा संगम होते हुए सर्वजन गृह निर्माण समिति के प्लाट क्र . 
6/12 के पास लगे विद्युत पोल 364/12 के समीप स्थित ग्राम 
बंजारी, ग्राम सनखेड़ी एवं अकबरपुर के सीमा संगम तक. 


पूर्व दिशा - शिवालय परिसर की बाउण्ड्रीवाल के दक्षिण पश्चिम 

कोने से होते हुए क्वालिटी पैराडाइज की पश्चिमी बाउण्ड्रीवाल 
के नाले से लगे हुए क्वालिटी पैराडाइज के भवन क्र . एन.डी. /5 
के पश्चिम भाग स्थित नाले पर पायल गृह निर्माण समिति की 
भूमि एवं ओमनगर की सीमा संगम तक . 


पूर्व दिशा --विद्युत पोल क्र . 364/12 स्थित बंजारी, सनखेड़ी एवं 

अकबरपुर के सीमा संगम से दक्षिण की ओर शिवालय परिसर 
की बाउण्ड्रीवाल के दक्षिण पश्चिम कोने पर स्थित शासकीय 
नाले के मध्य तक . 


दक्षिणदिशा -- शिवालय परिसर की बाउण्ड्रीवाल के दक्षिण पश्चिम 

कोने स्थित शासकीय नाला से पश्चिम की ओर पुलिया के 
समीप सर्वजन गृह निर्माण समिति की भूमि पर लगे पोल क्र . 
346/12 से दक्षिण की ओर बने मार्ग से होते हुए ईडन पार्क की 
उत्तरी बाउण्ड्रीवाल से होते हुए प्रेमचंद के वाडे 13 बी - एक्स 
सेक्टर पर लगे पोल क्र . 377/12 एवं 380/12 के मध्य मार्ग से 
होते पोल क्र . 450/12 तक तथा उसके आगे एच - सेक्टर मध्य 
मार्ग से होते हुए पोल क्र . 513/12 के दक्षिण की ओर 60 फीट 
मार्ग के मध्य बिन्दु से होते हुए राजहर्ष एम -272 माखन के घर 
तक . एम -272 से पश्चिम की ओर पुरी ट्रेडर्स के आगे कोलार 
मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु तक. 


दक्षिण दिशा - क्वालिटी पैराडाइज के भवन क्र . एन.डी. -5 के पश्च 

भाग स्थित शासकीय नाले पर पायल गृह निर्माण समिति एवं 
ओमनगर की सीमा संगम से होते हुए नाले से लगकर बंजारी 
डी - सेक्टर से होते हुए राजहर्ष एच - सेक्टर एवं शमशान की 
भूमि की सीमा संगम होते हुए राजहर्ष एच - सेक्टर स्थित 
श्री ए.आर. पाटिल के मकान के सामने बनी पुलिया से दक्षिण 
की ओर दुर्गा मंदिर की उत्तरी भाग निर्मित सी.सी.रोड का उत्तरी 

हिस्से से होते हुए मकान नं . एम -272 तक . 
पश्चिम दिशा - मकान नं. एम-272 से उत्तर की ओर शा. नाले से 60 

फीट रोड के उत्तर दिशा में पुरीजी के मकान एच -74 से होते 
हुए मकान क्र . एच-95 के दक्षिण दिशा की ओर बने मार्ग के 

मध्य बिन्दु तक . 
सम्मिलित क्षेत्र -राजहर्ष बीएक्स - सेक्टर दक्षिणी भाग , राजहर्ष 

एच - सेक्टर दक्षिणी भाग, बंजारी डी - सेक्टर , कस्टम कालोनी, 
पायल गृह निर्माण समिति का क्षेत्र, इडन पार्क , प्रेमचंद का 
वाड़ा, राजवेद बी - सेक्टर, 64 क्वार्टर झुग्गी से राजहर्ष एम 
सेक्टर मकान क्रमांक -272 तक . 


पश्चिम दिशा -- पुरी ट्रेडर्स के समीप स्थित कोलार मुख्य मार्ग के 

मध्य बिन्दु से विनीत कुंज चौराह स्थित मदर प्रोटिस के समीप 
स्थित कोलार रोड के मध्य बिन्दु तक . 


जी . पी . माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी . 


प्रपत्र -1 


वार्ड क्रमांक -15 ( लालबहादुर शास्त्री वार्ड ) 


सम्मिलित क्षेत्र - राजहर्ष एच - सेक्टर का उत्तरी भाग, राजहर्ष एम 

सेक्टर का उत्तरी भाग ग्राम आबादी नयापुरा मुख्य मार्ग एवं 
अकबरपुर का पूर्वी भाग 80 फीट मार्ग स्थित विनीत कुंज का 
दक्षिणी भाग, शिल्पी गृह निर्माण, राजहर्ष बी - सेक्टर , राजहर्ष 
एफ - सेक्टर, राजहर्ष एस - सेक्टर, दक्षिण सर्वजन कालोनी 
अकबरपुर, पुरी ट्रेडर्स से बंजारी डी - सेक्टर जाने वाले मार्ग पर 
राजहर्ष बी एक्स - सेक्टर का उत्तरी भाग. 


उत्तर दिशा - नयापुरा स्थित शमशान की भूमि एवं गणेश नगर की 

सीमा संगम पर विनोद करोसिया के घर से होते हुए नाले से 
लगकर गणेश नगर, ओमनगर पुलिया तक इसके आगे गणेश 
नगर बंजारी डी - सेक्टर के सीमा संगम से होते हुए क्वालिटी 
पैराडाइज के पश्च भाग स्थित शासकीय नाले ओमनगर पायल 
गृह निर्माण की भूमि के सीमा संगम स्थल तक . 


जी . पी. माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी. 


प्रपत्र -1 


वार्ड क्रमांक -14 ( पंडित जवाहर लाल नेहरू वार्ड ) 


पूर्व दिशा - क्वालिटी पैराडाईज के दक्षिणी भाग स्थित मकान 

क्र . एन.डी./5 के पीछे स्थित शासकीय नाले पर पायल गृह 
निर्माण की भूमि एवं ओमनगर की सीमा संगम से होकर 
शासकीय नाले एवं क्वालिटी पैराडाइज की बाउण्ड्रीवाल होते 
हुए नयापुरा एवं सनखेड़ी के मध्य 80 फीट मार्ग के पश्चिमी 
दिशा राजवेद डी - सेक्टर के पोल क्र . 366/16 एवं 367/16 के 
मध्य बिन्दु तक सड़क का उत्तरी हिस्सा ( पोल क्र . 366/16 के 
उत्तरी हिस्से में शशि हाइटेक समृद्धि परिसर, चन्द्रा होम्स एवं 
अब्बास नगर, 

ओमनगर झुग्गी क्षेत्र ). 


उत्तरदिशा - राजहर्ष एच - सेक्टर स्थित भवन क्र . एच -95 के दक्षिणी 

दिशा में स्थित मार्ग के मध्य बिन्दु से लेकर पोल क्र . 450/12 से 
होकर पोल क्र . 377/12 तक इसके आगे प्रेमचंद के वाडे के 
उत्तरी भाग से होते हुए शिवालय परिसर की बाउण्ड्रीवाल के 
दक्षिण पश्चिम कोने से लगे नाले तक . 


गणेश नगर , 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जून 2012 


71 


प्रपत्र -1 


दक्षिण दिशा - राजवेद डी - सेक्टर स्थित पोल क्र . 366/16 एवं 367 / 

16 के मध्य बिन्दु स्थित 80 फीट रोड से समृद्धि परिसर तक . 


वार्ड क्रमांक -17 ( शहीद सुखदेव वार्ड ) 


उत्तर दिशा - ग्राम चंदनपुर, दामखेड़ा, अकबर एवं नयापुरा की सीमा 

संगम से पूर्व की ओर ग्राम अकबरपुर, नयापुरा की सीमा संगम 
के दक्षिण की ओर अजय मीना के घर तक के समीप कोलार 
मुख्य 

मार्ग के मध्य बिन्दु तक . 


पश्चिम दिशा - समृद्धि परिसर के बाउण्ड्रीवाल के पश्चिमी हिस्से से 

लगकर बाउण्ड्रीवाल से होते हुए एम.एक्स -116 के एवं 
अब्बास नगर के मध्य मार्ग से होते 

हुए 

अम्बेडकर प्रतिमा बुद्ध 
विहार तक तथा वहां से शासकीय भवन में संचालित आंगनवाड़ी 
केन्द्र होते हुए शासकीय नाले से अब्बास नगर एवं आम्रविहार 
फेस -3 एवं शा . नाले से होते हुए राजवेद ए.डी. सेक्टर होकर 
राजहर्ष ए.डी. सेक्टर मंदिर से गुजरते हुए ओमनगर स्थित 

पुलिया से ब्रज टेलर गणेश नगर की मध्य गली तक . 
सम्मिलित क्षेत्र - ओमनगर, अब्बास नगर , गणेश नगर, समृद्धि परिसर, 

चंद्रा होम्स, शशि हाइटेक सिटी, नयापुरा राजवेद डी - सेक्टर 
पोल क्र . - 366/ 16 का उत्तरी भाग. 


पूर्व दिशा - कोलार मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु स्थित ग्राम अकबरपुर 

एवं नयापुरा की सीमा संगम से पूर्व की ओर ग्राम नयापुरा से 
गेहूंखेड़ा होते हुए कोलार मुख्य 

मार्ग स्थित गेहूंखेड़ा नहर पर 
मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु तक . हरे कृष्णा अपार्टमेन्ट के दक्षिणी 
ओर नहर का हिस्सा. 


जी . पी . माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी. 


दक्षिण दिशा - कोलार मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु स्थित गेहूंखेड़ा नहर 

पर बनी पुलिया से पश्चिम की ओर हरे कृष्णा अपार्टमेन्ट 
बाउण्ड्रीवाल होते हुए गेंहूखेड़ा, बैरागढ़ चीचली की सीमा 
संगम पर स्थित मार्ग के उतरी ओर नहर का भाग तक . 


प्रपत्र -1 
वार्ड क्रमांक -16 ( शहीद राजगुरु वार्ड ) 
उत्तर दिशा --- ग्राम अकबरपुर, दामखेड़ा एवं चंदनपुर सीमा संगम से 

लगे छोटे जंगल के समीप कान्हाकुंज फेस -3 झुग्गी बस्ती से 
होकर पूर्व की ओर ग्राम दामखेड़ा अकबरपुर सीमा संगम से 
दानिश हिल्स जाने वाले मार्ग के मोड पर सड़क का पश्चिमी 
भाग से दक्षिण की ओर कान्हाकुंज कालोनी पहुंच मार्ग स्थित 
शासकीय नाले पर बनी पुलिया तक . पुलिया से पूर्व की ओर 
नाले की सीमा से होते हुए कोलार मुख्य मार्ग के समीप 
वीजासेन मंदिर के दक्षिण ओर नाले पर बनी पुलिया एवं कोलार 

मुख्य के मध्य बिन्दु तक . 
पूर्व दिशा -- कोलार मुख्य मार्ग स्थित विनीत कुंज चौराहा के समीप 

मुख्य मार्ग पर बनी पुलिया से दक्षिण की ओर ग्राम अकबरपुर 
एवं नयापुरा के सीमा संगम पर मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु तक . 


पश्चिम दिशा - गेहूंखेडा, बैरागढ़ चीचली की सीमा संगम पर स्थित 

मार्ग के उतरी ओर बनी नहर से गेहूंखेड़ा नयापुरा बैरागढ़ 
चीचली के सीमा संगम स्थल पर गरीब नगर बस्ती से होते हुए 
ग्राम नयापुरा, बैरागढ़ चीचली, चीचली एवं चंदनपुर की सीमा 
संगम होते हुए नयापुरा चंदनपुर अकबरपुर एवं दामखेड़ा की 
सीमा संगम तक . 


सम्मिलित क्षेत्र - आम्रबिहार 1, 2, 3 डी.के.हनी, सौरभ नगर , गरीब 

नगर, हरे कृष्णा अपार्टमेन्ट , वरूण नगर , स्वागत बंगले, राजहर्ष 
के - सेक्टर . 


जी . पी . माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी . 


प्रपत्र -1 
वार्ड क्रमांक -18 ( शहीद चन्द्रशेखर वार्ड ) 


दक्षिण दिशा - कोलार मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु पर ग्राम अकरबरपुर 

एवं नयापुरा की सीमा संगम से ग्राम आबादी क्षेत्र के दक्षिणी 
भाग से होते हुए भौपानगरी स्थित शासकीय स्कूल के दक्षिणी 

ओर बने मार्ग से होते हुए ग्राम अकबरपुर, नयापुरा एवं चंदनपुर 
की सीमा संगम तक . 


उत्तर दिशा - कोलार मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु के पूर्वी ओर 

निर्मलादेवी द्वार के दक्षिणी भाग पर बने दुकान कीर्ति ट्रेडर्स से 
पूर्व की ओर दुर्गा मंदिर होकर शमशान की भूमि के उत्तरी छोर 
से होते हुए राकेश कलोसिया के घर से ब्रज टेलर तक . 


पश्चिम दिशा --- ग्राम अकबरपुर, चंदनपुर, नयापुरा एवं दामखेड़ा की 

सीमा संगम स्थल तक . 
सम्मिलित क्षेत्र - कान्हाकुंज फेस-2 , स्वागत ड्रीम लैण्ड भौपानगरी , 

मुख्य मार्ग, अकबरपुर ग्राम आबादी पश्चिमी भाग कान्हाकुंज 
परिसर SEAC फार्म हाऊस. 


पूर्व दिशा - ब्रज टेलर से दक्षिण की ओर श्री रावट के मकान 

क्र . ए.डी -39 के पश्चिमी दिशा पर बनी रोड से होते हुए 
राजकमल स्कूल तक एस.के.सेंगर भवन क्र . 100 तथा राजकमल 
स्कूल से पूर्व की ओर श्री अंसारी भवन क्र . ए.एन. -47 तक से 
दक्षिण की ओर ओनेक्स पैलेस श्री तिवारी भवन क्र . डी -58 


जी . पी . माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी. 


72 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जून 2012 


[ भाग 2 


होते हुए गेहूंखेड़ा नहर मार्ग पर के उत्तरी हिस्से पर स्थित साहू 
आटा चक्की तक . 


पश्चिम दिशा - गेहूंखेड़ा हिनोतिया मुख्य मार्ग पर स्थित साहू आटा 

चक्की से ओनेक्स पैलेस होते हुए राजकमल स्कूल तक तथा 
राजकमल स्कूल से उत्तर की ओर श्री रावट के मकान क्र . 
डी -39 गणेश नगर तिराहा तक . 


दक्षिणदिशा - गेहूंखेड़ा नहर मार्ग के उत्तरी भाग में स्थित साहू आटा 

चक्की से फाईन फेस-2 एवं 3 के दक्षिणी भाग से होते हुए 
संस्कार उपवन की दक्षिणी बाउण्ड्रीवाल तक . 


पश्चिम दिशा - संस्कार उपवन की बाउण्ड्रीवाल के दक्षिण पश्चिम 
कोने से उत्तर की ओर निर्मला देवी द्वार के दक्षिणी स्तंभ स्थित 

मुख्य 

मार्ग के मध्य बिन्दु तक . 


सम्मिलित क्षेत्र - आम्रबिहार फेस -3, नर्मदा परिसर , राजहर्ष ए.डी 

सेक्टर, राजहर्ष एमएक्स - सेक्टर, राजहर्ष एएन - सेक्टर, राजवेद 
ए - सेक्टर, राजहर्ष एआर - सेक्टर, राजवेद डी - सेक्टर, हिनोतिया 
80 फीट मार्ग के पश्चिम दिशा स्थित बाँसखेड़ी झुग्गी का पूर्वी 
भाग, संजय रॉव के घर से उत्तर की ओर तक विक्टोरिया 
कॉलेज के उत्तर दिशा स्थित चौकीदार की जमीन तक . 


दुकान तक कोलार 


सम्मिलित क्षेत्र - ललिता नगर आम्रस्टेट फाईन फेस -1,2,3 ओनेक्स , 

पैलेस , अलीसा बिहार, अंकित परिसर , कटियार मार्केट , 
उमाबिहार , राजहर्ष एम- सेक्टर का दक्षिणी भाग. 


जी . पी . माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी. 


जी . पी . माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी. 


प्रपत्र -1 


वार्ड क्रमांक -20 ( वीरसावरकर वार्ड ) 


प्रपत्र -1 
वार्ड क्रमांक -19 ( तात्या टोपे वार्ड ) 


उत्तर दिशा - शिवालय परिसर की पश्चिम दिशा स्थित ग्राम बंजारी 

अकबरपुर एवं सनखेड़ी की सीमा संगम से होते राजीव 
गांधी कॉलेज के उतरी भाग से स्थित सड़क के आगे नाले की 
सीमा से होते हुए पूर्व की ओर कलियासोत नदी के पार उत्तर 
की ओर शा . मा . शाला के पीछे सलैया एवं वावडियाकलां की 
सीमा तक होते हुए सलैया वावडियाकलां एवं मिसरोद की 
सीमा संगम तक . 


उत्तर दिशा - नयापुरा गणेश नगर तिराहा रार्वट मकान नं. ए.डी. 39 के 

उत्तरी भाग से पूर्व की ओर ओम नगर जाने वाले तिराहा पर 
स्थित सीताराम मीना मकान से ओमनगर के नाले की पुलिया का 
दक्षिणी भाग से होते हुए मंदिर के पीछे स्थित नाले से 
आम्रविहार फेस -3 स्थित संतोष सोनिया मकान नं . सी -17 से 
वी . के . द्विवेदी मकान क्र . सी -23 के पीछे होकर जाने वाले 
नाले से नर्मदा परिसर, अब्बास नगर स्थित आंगनबाडी के पूर्वी 
भाग स्थित जैन मंदिर से दक्षिण की ओर एम.एक्स -129 मकान 
से मकान नं. एम.एक्स -116 होकर समृद्धि परिसर की बाउण्ड्री 
से लगकर दक्षिण दिशा की ओर समृद्धि परिसर एवं राजवेद 
डी - सेक्टर के मध्य बनी सड़कें मध्य बिन्दु से पूर्व की ओर पोल 
क्र . 366/16 एवं 367/16 से आगे जाकर हिनोतिया सनखेड़ी 

सीमा संगम पर बनी 80 फीट सड़क के मध्य बिन्दु तक . 
पूर्वदिशा- हिनोतिया सनखेड़ी सीमा संगम पर बनी 80 फीट मुख्य 

मार्ग पर पुलिया के दक्षिणी ओर बासखेड़ी झुग्गी का पश्चिमी 
भाग स्थित सड़क का मध्य बिन्दु के पास संजय राव के 


पूर्वदिशा - वावडियाकलां एवं मिसरोद की सीमा संगम से दक्षिण की 

ओर ग्राम सलैया एवं मिसरोद की सीमा संगम से होते हुए ग्राम 
सलैया, बिलखिरिया खुर्द एवं हिनोतिया की सीमा संगम तक . 


दक्षिण दिशा - ग्राम सलैया बिलखिरिया एवं हिनोतिया के सीमा 

संगम से पश्चिम की ओर ग्राम हिनोतिया आलम एवं सलैया के 
सीमा से नाले से होकर ग्राम हिनोतिया एवं सनखेड़ी के मध्य 
बहने वाले नाले तक इसके आगे हिनोतिया आलम जाने वाले 
80 फीट मार्ग के पूर्वी भाग स्थित सुमित्रा परिसर फेस-1 एवं 
नाले के उत्तरी भाग में स्थित बासखेड़ी झुग्गी के समीप 80 फीट 
मुख्य मार्ग मध्य बिन्दु तक. उक्त सीमा सुमित्रा परिसर फेस -1 
एवं बांसखेडी झुग्गी के मध्य स्थित नाले के केन्द्र बिन्दु तक रहेगी. 


मकान तक . 


दक्षिण दिशा - संजय राव के मकान के समीप पोल क्र . 139/17 से 

होकर पश्चिम की ओर सड़क के मध्य बिन्दु से होकर दक्षिण 
की ओर चौकीदार की शासकीय भूमि से लगकर विक्टोरिया 
कालेज के पश्चिम दिशा पर स्थित मुख्य द्वार तक इसके आगे 
पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क के दक्षिणी ओर मदन मोहन 
शर्मा के मकान क्र . ई-47 से आगे पोल क्र . 196/16 से होकर 
दक्षिण की ओर गेहूंखेड़ा हिनोतिया मार्ग पर स्थित नहर के 
उत्तरी भाग तक इसके आगे पश्चिम की ओर साहू आटा चक्की 
के सामने बनी सड़क के पूर्वी भाग तक . 


पश्चिम दिशा - हिनोतिया आलम 80 फीट मार्ग के मध्य बिन्दु से 

उत्तर पश्चिम की ओर मुख्य मार्ग पर बनी पुलिया के पश्चिमी 
भाग से लगकर क्वालिटी पैराडाइज परिसर के पश्चिमी भाग की 
बाउण्ड्रीवाल से लगे नाला की सीमा से लगकर क्वालिटी 
पैराडाइज के मकान नं . एन.डी. 5 के पीछे स्थित नाले पर 
ओमनगर क्वालिटी पैराडाइज एवं पायल गृह निर्माण के सीमा 
संगम से उत्तर की ओर शिवालय परिसर के दक्षिण पश्चिम की 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जून 2012 


73 


ओर बहने वाले नाले को पार करके उत्तर की ओर अकबरपुर, 
बंजारी एवं सनखेड़ी की सीमा संगम तक . 


उत्तरी कोने तक . उक्त कोने के दक्षिण में श्री हरिनारायण बाथम 
के मकान क्र . के -180 तक . 


सम्मिलित क्षेत्र - शिवालय परिसर ( सर्वजन गृह निर्माण समिति 

सनखेड़ी) , गिरधर परिसर, क्वालिटी पैराडाईज सांईबिहार, 
श्रीनगर बिनीत कुंज फेस- बी, शैफरोन सिटी, नवाकार , राजीव 
गांधी कॉलेज , सनखेड़ी गांव सलैया सनखेड़ी झुग्गी, सिटी 
विस्तार , हिनोतिया 80 फीट मार्ग के पूर्वी भाग पर बांसखेड़ी 
झुग्गी बस्ती से दक्षिणी ओर नाले तक , 


पश्चिम दिशा- ~-नहर के उत्तरी कोने स्थित डामर रोड के जोड से नीचे 

उत्तर की ओर राजवेद सेक्टर के पश्चिम की ओर बने फार्म 
हाउस के मध्य से जाने वाली सड़क से पूर्व उत्तर की ओर भवन 
क्र . ई -51 के दक्षिणी ओर बनी सड़क के दक्षिणी कोने पर 
श्री मदन मोहन शर्मा के मकान नं . ई -53 तक . 


सम्मिलित क्षेत्र -हिनोतिया आलम, सुहागपुर, बाँसखेड़ी झुग्गी का 

आधा भाग, सुमित्रा परिसर, राजवेद डी - सेक्टर. 


जी . पी. माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी. 


जी . पी . माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी. 


प्रपत्र -1 
वार्ड क्रमांक -21 ( महाराज छत्रसाल वार्ड ) 


प्रपत्र -1 
वार्ड क्रमांक -22 ( महाराणा प्रताप वार्ड ) 


उत्तर दिशा --- ग्राम बैरागढ़ चीचली गेहूंखेडा सीमा संगम से नहर के 

दक्षिणी भाग में बनी डामर रोड से होकर गेहूखेड़ा झुग्गी बस्ती 
की सीमा से होते हुए नया न. पा. कार्यालय की उत्तरी सीमा से 
होकर राकेश मलिक ( सी.आई. बिल्डर्स ) के भूमि के समीप 
कोलार मुख्य मध्य बिन्दु तक . 


उत्तर दिशा - ग्राम गेहूंखेड़ा हिनोतिया के सीमा संगम के दक्षिणी दिशा 

में मदन मोहन शर्मा के मकान क्र . ई-47 से पूर्व की ओर 
विक्टोरिया कालेज के पश्चिमी द्वार तक इसके आगे उत्तर की 

ओर चौकीदार की शासकीय भूमि के पूर्वी भाग से लगी सड़क 
से पूर्व की ओर राजहर्ष सेक्टर एवं विक्टोरिया कालेज से लगे 
फार्म हाउस के मध्य बनी सड़क से पूर्व दिशा की ओर सुमित्रा 
परिसर जाने वाले मार्ग से आगे पूर्व की ओर विद्युत् पोल 
क्र . 140/17 से होकर गणेश पाटिल के मकान के आगे 80 
फीट हिनोतिया सनखेड़ी मार्ग के मध्य बिन्दु से होकर पूर्व की 

ओर सुमित्रा परिसर फेस -1 एवं बांसखेड़ी के मध्य बने नाले से 
होते हुए बांसखेड़ी सनखेड़ी झुग्गी के मध्य नाले से होते हुए 
सनखेडी एवं हिनोतिया आलम से सीमा संगम से होकर 
कलियासोत के पार सलैया हिनोतिया एवं बिलखिरिया खुर्द की 
सीमा संगम तक. 


पूर्व दिशा - राकेश मलिक ( सी.आई. बिल्डर्स ) की भूमि के समीप 

कोलार मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु के समीप दक्षिण की ओर 
गेहूंखेड़ा एवं बैरागढ़ चीचली के सीमा संगम तक रामबती 
जाटव के घर का उत्तरी भाग . 


पूर्व दिशा --- ग्राम सलैया हिनोतिया आलम एवं बिलखिरिया खुर्द की 

सीमा संगम से दक्षिण की ओर ग्राम हिनोतिया आलम एवं 
बिलखिरिया की सीमा संगम होकर ग्राम सुहागपुर बिलखिरिया 
खुर्द की सीमा संगम से होते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर ग्राम 
सुहागपुर बिलखिरिया खुर्द एवं पिपलिया केशो की सीमा 


दक्षिण दिशा -- कोलार मुख्य मार्ग के ग्राम बैरागढ़ चीचली एवं 

गेंहूखेड़ा के सीमा संगम स्थित मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु के 
समीप से पश्चिम की ओर ग्राम बैरागढ़ चीचली एवं गेहूंखेड़ा के 
सीमा संगम स्थित रानी अवंती बाई स्कूल के उत्तरी भाग से 
चावला के घर की दक्षिणी दिशा से होते हुए बैरागढ़ चीचली एवं 
गेहूंखेड़ा की सीमा संगम तक . 


संगम तक . 


पश्चिम दिशा -- बैरागढ़ चीचली, गेहूंखेडा सीमा संगम पर स्थित 

वावला के घर से उत्तर की ओर बैरागढ़ चीचली, गेहूंखेड़ा 
सीमा संगम के पश्चिम दिशा में स्थित सेनेटरी मैथोडिस्ट चर्च के 
पूर्वी भाग से विंध्याचल अकादमी एवं झुग्गी के मध्य रास्ते से 
होकर नहर के दक्षिणी भाग से निर्मित सड़क तक . 


दक्षिण दिशा - ग्राम सुहागपुर बिलखिरिया पिपलिया कैशो की सीमा 

संगम से पश्चिम की ओर ग्राम सुहागपुर पिपलिया कैशो की 
सीमा संगम होते हुए सुहागपुर पिपलिया कैशो, सेमरीकलां एवं 
देहरी कलां के सीमा संगम स्थल पर नहर से उत्तर पश्चिम की 
ओर नहर तक. देहरी कला स्थित उक्त नहर स्थल से उत्तर की 
ओर सीधे हिनोतिया आलम तक नहर की सीमा पर जाते हुए 
आगे उत्तर पश्चिम पश्चिम की ओर गेहूंखेड़ा स्थित राजवेद 
सेक्टर के आगे नहर के उत्तरी भाग स्थित डामर सड़क के 


सम्मिलित क्षेत्र -- विन्ध्याचल स्कूल के पूर्वी दिशा स्थित गेहूंखेड़ा 

झुग्गी बस्ती, अमराई झुग्गी, रॉयल भगवान स्टेट , राजहर्ष 
टी - सेक्टर , वंदना नगर. 


जी. पी . माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी. 


74 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 8 जून 2012 


[ भाग 2 


प्रपत्र -1 
वार्ड क्रमांक -23 ( वीरांगना आवंती बाई वार्ड ) 


गेहूंखेड़ा की सीमा संगम से होते हुए ग्राम बैरागढ़ चीचली एवं 
गेहूंखेड़ा की सीमा संगम होते हुए दक्षिण में रानी अवंतीबाई 
स्कूल से आगे रामवती बाई के घर के आगे कोलार 

मुख्य 

मार्ग 
के मध्य बिन्दु तक . 


उत्तर दिशा -- कोलार मुख्य मार्ग पर स्थित गेहूंखेड़ा नहर चौराहा पर 

मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु स्थित नहर के उतरी भाग से होते हुए 
नहर की सीमा से पूर्व की ओर मानसरोवर डेन्टल कालेज के 
आगे पूर्व दक्षिण की ओर हिनोतिया देहरी तिराहा स्थित 
शासकीय मार्ग के सीमा संगम तक . 


पूर्वदिशा - कोलार मुख्य मार्ग मध्य बिन्दु स्थित ग्राम गेहूंखेड़ा बैरागढ़ 

चीचली के सीमा संगम से दक्षिण की ओर मुख्य मार्ग होते हुए 
केरवा नहर के आगे मुख्य मार्ग पर ग्राम रसुलिया जागीर होकर 
ग्राम ईनायतपुर एवं बोरदा के सीमा संगम स्थित केरवा नदी 
ईनायतपुर पुल 

के 


मध्य भाग तक . 


पूर्व दिशा - हिनोतिया देहरीकलां स्थित पूर्व दक्षिण दिशा जोड़ पर 

स्थित शा . मार्ग के सीमा संगम से पश्चिम की ओर नगरपालिका 
कोलार के पुराने भवन तक पहुंच मार्ग के आगे कोलार मुख्य 
मार्ग के मध्य बिन्दु तक ( मुख्य मार्ग पर स्थित पुलिया के उतरी 
दिशा की ओर ) . 


दक्षिण दिशा - ग्राम ईनायतपुर, बोरदा के मध्य सीमा संगम स्थल 

केरवा नदी के पुल से ईनायतपुर, पुल से पश्चिम की ओर ग्राम 
ईनायतपुर रसूलिया जागीर एवं बोरदा की सीमा संगम से केरवा 
नदी होते हुए पश्चिम की ओर ग्राम बोरदा सतगढ़ी के सीमा 
संगम से होते हुए आगे पश्चिम उत्तर कोने पर ग्राम बोरदा 
सतगढ़ी एवं महुआखेड़ा की सीमा संगम तक . 


दक्षिण दिशा --- ग्राम हिनोतिया आलम देहरीकलां स्थित शा . मार्ग के 

जोड़ तक हिनोतिया से देहरीकलां एवं बैरागढ़ चीचली पहुंच 
मार्ग का सीमा संगम तक . 


पश्चिम दिशा - कोलार मुख्य मार्ग पर स्थित पुलिया के उत्तरी भाग 

स्थित मुख्य मार्ग से नगरपालिका कार्यालय ( पुराना भवन ) 
पहुंच मार्ग के सीमा संगम स्थित मध्य बिन्दु से उत्तर की ओर 
गेहूंखेड़ा नहर के उतरी भाग तक . 


पश्चिम दिशा - ग्राम बोरदा, महुआखेड़ा, सतगढ़ी की सीमा संगम से 

हेतु हुए उत्तर की ओर ग्राम सतगढ़ी महुआखेड़ा की सीमा संगम 
से होकर दोलतपुर , महुआखेड़ा की सीमा से उत्तर की ओर 
महुआखेड़ा मेन्डोरा एवं चीचली के सीमा संगम स्थल जंगल 
भूमि तक . 


सम्मिलित क्षेत्र - नगरपालिका कार्यालय, बैरागढ़ चीचली, धौलीखदान, 

अंसल हाऊसिंग सोसायटी, प्रियंका नगर , पी . जे. के. - सेक्टर , 
झुग्गी बस्ती 210 क्वार्टर, 64 क्वार्टर, चर्च, अल्पाईन ग्रीन , 
गेहूंखेड़ा नहर का सम्पूर्ण दक्षिणी भाग . 


सम्मिलित क्षेत्र - बैरागढ़ चीचली ग्राम आबादी, मीनाखेड़ी ग्राम 

आबादी, चीचली ग्राम आबादी, दौलतपुर ग्राम आबादी, सतगढ़ी 
ग्राम आबादी, रसूलिया जागीर , ईसान बिस्ता, वास्तुसिद्धा होम्स , 
कोलार मुख्य मार्ग के पश्चिमी ओर पोणीकर फार्म हाऊस. 


जी . पी . माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी. 


जी . पी. माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी. 


प्रपत्र -1 


प्रपत्र-1 


वार्ड क्रमांक -24 ( डॉ . जाकिर हुसैन वार्ड ) 


वार्ड क्रमांक -25 ( राजाराम मोहन राय वार्ड ) 


उत्तर दिशा --- ग्राम महुआखेड़ा, मेन्डोरा, चीचली, सीमा संगम से पूर्व 

की ओर ग्राम मेन्डोरा , चीचली, चंदनपुर की सीमा संगम से 
होकर ग्राम चीचली, नयापुरा एवं चंदनपुरा की सीमा संगम तथा 
ग्राम चीचली, चंदनपुर, बैरागढ़ चीचली एवं नयापुरा सीमा 
संगम से दक्षिण पूर्व की ओर नयापुरा बैरागढ़ चीचली एवं 


उत्तर दिशा - कोलार मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु से बैरागढ़ चीचली 

नगरपालिका कार्यालय एवं शमशान घाट के मध्य बनी सड़क के 
पूर्वी और धौलीखदान झुग्गीबस्ती एवं शरीफ की डेयरी के मध्य 
बनी सड़क से पूर्व की ओर मानसरोवर डेन्टल कॉलेज की 
दक्षिणी दिशा स्थित विलेज कार्ट रोड से होकर दक्षिण की ओर 


भाग 2 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 जून 2012 


75 


इनायतपुर के सीमा संगम तक होते हुए पश्चिम की ओर ग्राम 
इनायतपुर बोरदा की सीमा संगम स्थल पर स्थित केरवा नदी के 
पुल मध्य तक . 


हिनोतिया आलम एवं देहरीकलां की सीमा संगम से होकर पूर्व 
की ओर ग्राम देहरीकलां हिनोतिया आलम एवं सुहागपुर की 
सीमा संगम तक इसके आगे दक्षिण की ओर सुहागपुर देहरीकलां 
सीमा संगम से होते हुये पूर्व दिशा में सुहागपुर पिपलिया कैशो 
की सीमा संगम से होकर सुहागपुर पिपलिया कैशो एवं 
बिलखिरियां खुर्द की सीमा संगम तक . 


पूर्वदिशा - ग्राम सुहागपुर पिपलिया कैशो एवं बिलखिरिया खुर्द की 

सीमा संगम से दक्षिण की ओर पिपलिया कैशो गुराडी घाट की 
सीमा संगम से होकर पिपलिया कैशो ग्राम कोड़ी की सीमा 
संगम से होते हुए ग्राम पिपलिया कैशो भोजनगर की सीमा 


पश्चिम दिशा- ग्राम इनायतपुर बोरदा की सीमा संगम स्थल पर 

स्थित केरवा नदी के पुल के मध्य बिन्दु से उत्तर की ओर कोलार 
मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु का पूर्वी भाग स्थित इनायतपुर से होते 
हुए रसूलिया जागीर मुख्य मार्ग का पूर्वी भाग से आगे मदरटैरेसा 
स्कूल से होकर सेमरीकलां, दौलतपुर चौराहा से उत्तर की ओर 
कोलार मुख्य मार्ग के मध्य बिन्दु के पूर्वी भाग स्थित यूनि होम्स 
होते हुए पुलिया के पार नगरपालिका कार्यालय भवन बैरागढ़ के 
दक्षिणी दिशा स्थित शमशान घाट के समीप मुख्य मार्ग के मध्य 
बिन्दु तक . 


संगम तक . 


सम्मिलित क्षेत्र – इनायतपुर , कांकरिया, देहरीकलां, इमलिया जरगर , 

सेमरीकलां पिपलिया कैशो, यूनी होम्स , किडजी हाईस्कूल, 
आकांक्षा गृह निर्माण समिति, सिगनेचर ग्रीन. 


दक्षिण दिशा - ग्राम पिपलिया कैशो भोजनगर की सीमा संगम से 

पश्चिम की ओर पिपलिया कैशो, सेमरीकलां एवं भोजनगर की 
सीमा संगम होते हुए ग्राम सेमरीकलां अमरावत कलां की सीमा 
संगम से सेमरीकलां, पिपलियां, बैरखेड़ी की सीमा संगम होकर 
सेमरीकलां, थुआखेड़ा की सीमा संगम से आगे सेमरीकलां, 
देहरीकलां एवं थुआखेड़ा की सीमा संगम स्थल तक इसके 
आगे दक्षिण पश्चिम की ओर इमलिया जरगर , थुआखेड़ा की 
सीमा संगम होते हुए ग्राम इमलिया जरगर, थुआखेड़ा एवं 


जी . पी . माली, अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी . 


नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित --- 2012. 


